निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 820 ) 


29 आश्विन 1935 ( श० ) 
पटना , सोमवार, 21 अक्तूबर 2013 


सामान्य प्रशासन विभाग 


आदेश 


21 अक्तूबर 2013 
सं0 3 / एम0 - 32 / 2013सा0प्र0 - 16599 — विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों 
तथा कर्मियों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना का संकल्प संख्या 2804, दिनांक 29.03.2010 निर्गत है । उक्त के कंडिका - 4 में 
वैसे पदों को रखा गया है जिनपर सेवानिवृत्त होनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं 
कर्मियों की सेवायें संविदा के आधार पर ली जा सकती हैं । 

2. उक्त संकल्प की कंडिका - 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत कुछ अन्य पदों को भी संकल्प संख्या 2804, 
दिनांक 29.03. 2010 की कंडिका - 4 में सम्मिलित किया गया है, जिसके संदर्भ में अद्यतन विभागीय आदेश संख्या 
11338, दिनांक 09.07.2013 एवं आदेश संख्या 12951, दिनांक 06.08. 2013 निर्गत हैं । 

3. उक्त के उपरांत प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में , सम्यक विचारोपरांत , कुछ अन्य अतिरिक्त पदों को संकल्प 
संख्या 2804, दिनांक 29.03. 2010 की कंडिका - 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए उक्त संकल्प की 
कंडिका - 4 में , निम्न रूप से , सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है: 


(j) सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिक एवं निम्नवर्गीय लिपिक का पद ; 


(ii) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में स्नातक शिक्षक का पद; 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अक्तूबर 2013 
(iii ) बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप – सचिव, अवर सचिव 
एवं प्रशाखा पदाधिकारी का पद । 

4. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में संकल्प संख्या 2804 , दिनांक 
29.03. 2010 की कंडिका -5 एवं उसमें निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें 
लिए जाने के संबंध में विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । 

आदेश से , 

बशिष्ठ सिंह , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 820 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette. bih .nic . in 


